सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 श्रावण 1936 ( २० ) 
संख्या 34 राँची, बुधवार 

20 अगस्त, 2014 (ई०) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 261- 273 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग- 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


262 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 20 अगस्त , 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


शुद्धि पत्र 
11 अगस्त, 2014 


संख्या-3 / प्रो0-02- 07 / 2014 का . 8059-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0- 2538 दिनांक 17 अक्टूबर , 2005 के क्रमांक - 308 पर 
अंकित श्री सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 669 / 03 ) के सामने के कॉलम 3 में 
अंकित योगदान की तिथि 1 मार्च, 1993 को 12 मार्च, 1993 एवं कॉलम 4 में अंकित सुनिश्चित 
वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन ( वेतनमान रू0 10,000 -15 ,200 /-) की देय 
तिथि "1 मार्च, 2005 " को " 12 मार्च, 2005 " एवं अधिसूचना सं0 - 9079, दिनांक 13 सितम्बर , 2013 
के क्रमांक - 25 पर अंकित श्री सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 669/ 03 ) के 
सामने के कॉलम 3 में अंकित योगदान की तिथि 28 जुलाई, 1993 को 12 मार्च, 1993 एवं कॉलम 
4 में अंकित संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन 
( वेतनमान PB-III रू0 15,600 - 39 ,100 /- ग्रेड पे 7600 /-) की देय तिथि " 28 जुलाई , 2013 " को 
" 12 मार्च, 2013 “ पढ़ा जाय । 


उक्त वर्णित अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित समझा जाय । इनके शेष तथ्य यथावत 


रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 20 अगस्त , 2014 


263 


अधिसूचना 
11 अगस्त , 2014 


संख्या- 13 /वरीय नि0 सं0- 74 / 2014 का0- 8067 -- श्री उमा शंकर प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त वरीय 
विधि परामर्शी-सह- अपर सचिव , झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, संप्रति अध्यक्ष , स्थाई लोक अदालत , 
राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 2001 के नियम 
7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति 
के फलस्वरूप योगदान की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी 
जाती है । 

2. श्री सिन्हा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 13 मार्च, 2002 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


अधिसूचना 
12 अगस्त , 2014 


संख्या -4/ अवकाश- 05 - 07 / 2014 का . 8079 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री प्रभात कुमार , 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही, हजारीबाग को (क ) दिनांक 26 जनवरी , 2002 से 7 मार्च, 2002 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत तथा ( ख ) दिनांक 
8 मार्च, 2002 से 10 नवम्बर , 2003 तक असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 
के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


264 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 20 अगस्त , 2014 


वित्त विभाग 


- 


संकल्प 
13 अगस्त , 2014 


विषय: 


राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के Database निर्माण हेतु 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के 
आलोक में वित्त विभाग के अन्तर्गत Project Monitoring Unit(PMU) के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य 
सूचना विज्ञान केन्द्र, झारखण्ड, राँची के परामर्शानुसार अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में । 


संख्या -2895 -- पूर्व में छठे वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वेतन पुनरीक्षण से राज्य को 
घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा । भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सुचारू रूप से प्राक्कलन करने 
के लिए 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर प्रभावी राजकोषीय आयोजन ( EffectiveFiscal Planning) 
हेतु राज्य कर्मियों तथा पेंशनरों का Database एवं MIS निर्माण किया जाना है । 


2. राज्य में कम्प्यू टरीकरण कार्य के लिए वित्त विभाग में Project Monitoring Unit (PMU) का गठन 
किया गया था । राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के Database निर्माण हेतु 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा 
के आलोक में वित्त विभाग के अन्तर्गत Project Monitoring Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण कर इसे पूरा किया 
जाना है ताकि Database निर्माण एवं संधारण इसी कोषांग से किया जा सके । वित्तीय वर्ष 2014-15 से 
राज्य के कर्मियों का वेतनादि, एकमुश्त सेवान्त लाभ यथा ; पेंशन रूपान्तरण (Commutation), उपादान 
( Gratuity), अव्यवहृत अवकाश नकदीकरण ( Unutilised Leave Encashment) तथा मासिक पेंशन पर होने वाला 
व्यय, जो कि राज्य के कुल राजस्व व्यय का 34.15% है तथा कुल कर राजस्व का 59. 43% है, का संधारण 
इसी डेटाबेस के आधार पर किया जाना है । 


3. उक्त के क्रियान्वयन हेतु Database Designing, Data का Back up करने, SQL queries का निराकरण , 
Tuning, Database के Security threat के बचाव हेतु PMU में राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना 
विज्ञान केन्द्र, झारखण्ड राज्य केन्द्र, राँची के परामर्शानुसार निम्न अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाता है: 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 20 अगस्त , 2014 


265 


क्र . सं . 


पद का नाम 


पद की 
संख्या 


शैक्षणिक अर्हत्ता एवं अनुभव 


प्रतिमाह 
व्यय(ser . 

Taxके 
अतिरिक्त) 


01 


02 


03 


04 


05 


| 1 . 


Sr . Software 
Designer 


80, 000. 00 


Database 
Administrator 


53 ,460 . 00 


Qualification: : ( S) He should be graduate in BE 
/ B. Tech( Computer Sc., IT ) / MCA 
Experience: ( S) He should have minimum 5 years 
post qualification experience of Oracle 10G or 
higher on Linux OS with OCP certification . 
Qualification: : (S ) Heshould be graduate in BE 
/ B . Tech (Computer Sc., IT ) / MCA 
Experience: (S) He should have minimum 3 years 
post qualification experience of Oracle 10G or 
higher on Linux OS with OCP certification 
Qualification: : (S ) He should have graduation 
degree in BE / B .Tech ( Computer Sc ., IT ) / MCA 
Experience: ( S) He should have minimum 6 years 
of post qualification experience in software Design 
and development out of which 4 years experience in 
ASP .NET (3 .0 / 3 .5 /4 .5 frame work ) with Oracle 
database as a backend 
Qualification: : (S) He should have a Graduation 
degree in BCA / BSc(IT / CS)/ BCA 
Experience: (S) Heshould have minimum1 year of 
post qualification experience in web designing . 
( S) He should have Knowledge of HTML5 , CSS3 
, Photoshop /CorelDraw / Dreamweaver. 


Software 
Designer 


70, 784. 00 


4 . | 


Web Designer 


26, 730.00 


4. इन सभी पदों पर एन . आई. सी . ( NIC) के अनुशंसानुसार बाह्य स्त्रोत से सक्षम व्यक्तियों को एकमुश्त 
राशि के भुगतान पर रखा जायेगा जिसका भुगतान अवर सचिव ( लेखा), वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची गैर 
योजना माँग सं .- 12 -वित्त विभाग, मुख्य शीर्ष- 2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-090- सचिवालय, उप 
शीर्ष- 02-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पेंशन एवं राज्य कर्मियों का डेटाबेस , विस्तृत शीर्ष-14 
13वें वित्त आयोग की अनुशंसा प्राथमिक इकाई-74- अनुशंसित राशि विपत्र कोड 12N205200090021474 से 
निकासी कर RTGS/ NEFT /Cheque / Demand Draft के माध्यम से संबंधित को करेंगे। 


5. वर्तमान में वित्त विभागीय संकल्प सं.- 3499/ वि., दिनांक- 23 अक्टूबर, 2009 द्वारा स्वीकृत प्रोग्रामर , 
सहायक प्रोग्रामर तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के क्रमशः 02( दो ), 04 ( चार ) तथा 02( दो ) पदों पर इस कोषांग में 


266 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 20 अगस्त , 2014 
पूर्व से कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान भी उपरोक्त मद से किया जायेगा जो उल्लिखित कार्यों का 
सम्पादन कर रहे हैं । 


6. उपरोक्त सारणी के स्तम्भ -5 में अंकित दर NICSI द्वारा वित्तीय वर्ष 2014- 15 के लिए उपलब्ध 
कराये गये proforma invoice / rate contract के आधार पर है । आगामी वित्तीय वर्षों में इस दर का निर्धारण 
NICSI / बाह्य स्त्रोत से प्राप्त proforma invoice / rate contract के आधार पर , अधिकतम 20 प्रतिषत् वृद्धि के 
साथ, विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा। 


7. लगभग समान शैक्षणिक अर्हत्ता एवं कार्य वाले पदों पर नियुक्ति , पद उपलब्ध नहीं होने/ सुयोग्य 
अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में interchangeable हो सकेगी। यह विभागीय मंत्री के अनुमोदन से 
किया जा सकेगा। 


8. 


मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 7 अगस्त, 2014 में मद संख्या-22 के रूप में सम्मिलित तथा स्वीकृत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमरेन्द्र प्रताप सिंह, 


सरकार के सचिव । 


Department of Agriculture & Sugar Cane Development 


Notification 
12th August, 2014 


No .- 2458 --Inthe light of National Mission for Sustainable Agriculture ( NMSA) operational 
guideline and proceeding of First State Steering Committee meeting of Climate Change Knowledge 
Network in Indian Agriculture (CCKN -IA ), two blocks are notified as pilot blocks under Climate 


ce 


Change and Sustainable Agriculture: Monitoring, Modeling and Networking (CCSAMMN ) . 


CCSAMMN aims to provide creation and bidirectional (land /farmers to research /scientific 


establishments and vice versa ) dissemination of climate change related information and knowledge 


by way of piloting climate change adaptation /mitigation research /model projects in the domain of 
climate smart sustainable management practices and integrated farming system suitable to local 
agro - climatic conditions. 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 20 अगस्त , 2014 


267 


Si no 


Name of District 
Ranchi 
East Singhbhum 


Name of Block 
Angara 
Patamda 


2 


By order of the Governor of Jharkhand , 


(Sd )/- Illegible , 


Secretary to Government. 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
14 अगस्त , 2014 


संख्या - 10/दंत - 06- 04/ 2012- 202( 10)-- भारतीय दंत परिषद के एक्ट , 1948 अध्याय IV की धारा 
32 ( 1) के निहित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड राज्य में दंत चिकित्सक के निबंधन हेत् चिकित्सक 
निबंधन न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, जिसमें डॉ0 एस0 पी0 मिश्रा, से0नि0 विभागाध्यक्ष डेन्टल 
एवं चिकित्सा अधीक्षक (प्रशासन ) सी0सी0एल0 केन्द्रीय चिकित्सालय, गांधी नगर, रांची संप्रति अध्यक्ष 
इंडियन डेन्टल ऐशोसिएशन, झारखण्ड राज्य शाखा को इस न्यायाधिकरण का निबंधक के रूप में नियुक्त 
किया जाता है। श्री मिश्रा निबंधन न्यायाधिकरण के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे । 


इसके अतिरिक्त उक्त न्यायाधीकरण में निम्नांकित सदस्यों को मनोनित किया जाता है - 


1. 


सदस्य 


डॉ0 भी0 के0 प्रजापति , प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष दंत विभाग , रिम्स , 
रांची एवं सचिव , इंडियन डेन्टल एशोसिएशन , झारखण्ड राज्य शाखा 


सदस्य 


डॉ0 विवेक कुमार, श्याम सदन, पोलिटेक्नीक रोड, धनबाद- 826001 
झारखण्ड 


3 . 


सदस्य 


डॉ0 अजीत कुमार सिन्हा, रीडर वनांचल डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल , 
फरठिया , गढवा, झारखण्ड 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०)/- अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


268 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 20 अगस्त , 2014 


अधिसूचना 
14 अगस्त, 2014 


संख्या- 03 /स्था0डी0- 01 - 103 /14-923(3)--डॉ0 सुमन्त मिश्रा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं की 
अस्वस्थता के कारण विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है । अत : डॉ0 मिश्रा के पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होने तक 
कार्यहित में डॉ0 आर0 वाई0 चौधरी , विभागाध्यक्ष, निश्चेतना विभाग , एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज , 
जमशेदपुर , निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगा । 


3. इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


4. इस संबंध में निर्गत विभागीय आदेश संख्या - 922 (3) दिनांक 14 अगस्त, 2014 निरस्त किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

शुभा वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SABA NAZMI पुत्री FIROZ AHMED शपथ पत्र सं० 1630 दिनांक 
15 अप्रैल , 2014 के द्वारा AFIFA AHMED के नाम से जानी 
जाऊँगी | SABA NAZMI एवं AFIFA AHMED दोनों एक ही महिला का नाम है । 

AFIFA AHMED 
RESIDENCE -DORANDA DARJI MOHALLA , 

P .O . & P .S.- DORANDA , 
DISTT. - RANCHI 


JHARKHAND 


PIN- 834002. 


269 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 20 अगस्त , 2014 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं VICKY KUMAR NISHAD पुत्र SRI ASHOK NISHAD शपथ पत्र सं० 
836 दिनांक 4 जून , 2014 के द्वारा VICKY KUMAR के नाम से जाना 
जाऊंगा | VICKY KUMAR NISHAD एवं VICKY KUMAR दोनों एक ही व्यक्ति 
का नाम है । 


VICKY KUMAR 


RESIDENCE -UPPER SHIVPURI, KANKE ROAD 

BEHIND T.V . TOWER , 
P .O.- RANCHI UNIVERSITY , 
P . S .- SUKHDEONAGAR 
DISTT .- RANCHI 
JHARKHAND. 


270 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 20 अगस्त , 2014 

प्रकाशनार्थ सूचना 


MANJUSHA BHART 


RI ANIL KUMAR SAHU शपथ प 


602 दिनांक 30 अप्रैल , 2014 के द्वारा VARTIKA GUPTA के नाम से जानी 
जायगी । 

MANJUSHA BHARTI एवं VARTIKA GUPTA दोनों एक ही लड़की का 
नाम है । 


ANIL KUMAR SAHU 


RESIDENCE- RINPAS COLONY, BAZAR JAR 

KANKE , P . S .- KANKE 
DISTT .- RANCHI 
JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं JAYANT पुत्र SRI SANJAY KUMAR SINGH शपथ पत्र सं० 1337 
दिनांक 14 जुलाई , 2014 के द्वारा JAYANT SINGH के नाम से जाना 
जाऊंगा | JAYANT एवं JAYANT SINGH दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 

JAYANT SINGH 
RESIDENCE -RAJ APARTMENT 

1/E , BLOCK B 
BARIATU , P . S .-BARIATU 
DISTT .- RANCHI 
JHARKHAND. 


271 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 20 अगस्त , 2014 

. प्रकाशनार्थ सूचना 


- - - - - - - - - 


JAYDEV RAHUL TO HARSITA ANSHU ya va SHRI KAMAL 
LAL TANTY शपथ पत्र सं० 4296 दिनांक 26 जून , 2014 के द्वारा JAYDEV 
RAHUL TANTY एवं HARSHITA ANSHU TANTY के नाम से जाने जायेंगे | 

KAMAL LAL TANTY 
RESIDENCE -NEW POLICE LINE 

KANKE ROAD , RANCHI 
P . S .-GONDA 
DISTT .- RANCHI 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


- - - - - - - - - 


KRISHAN MOHAN LAL पुत्र RAM AVTAR SAW शपथ पत्र सं० 400 
दिनांक 20 मई, 2014 के द्वारा KRISHNA MOHAN GUPTA के नाम से जाने 
जायेंगे । 

KRISHAN MOHAN LAL VS KRISHNA MOHAN GUPTA alat och 
ही व्यक्ति का नाम है जो PALLAVI KUMARI के पिता हैं । 

KRISHNA MOHAN GUPTA 
VILLAGE MANOHARPUR 
P. O . & P. S.- MANOHARPUR 
DISTT .- SINGHBHUM ( W ) 
JHARKHAND . 


272 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 20 अगस्त , 2014 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NUPUR पुत्री SRI UMESH KUMAR TRIPATHI शपथ पत्र सं० 4116 
दिनांक 28 जुलाई, 2014 के द्वारा AISHWARYA TRIPATHI के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

NUPUR एवं AISHWARYA TRIPATHI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


AISHWARYA TRIPATHI 


RESIDENCE -PLOT NO . 374 -B 

ROAD NO . 4 / B , ASHOKNAGAR 
P . O . - ASHOKNAGAR 
P .S .- ARGORA 
DISTT .- RANCHI 
JHARKHAND . 


273 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 20 अगस्त , 2014 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं KAMAL RAM HARIJAN पुत्र DHANBIR RAM HARIJAN शपथ पत्र 
सं० 2910 दिनांक 9 मई, 2014 के द्वारा KAMAL RAM के नाम से जाना 
जाऊँगा । 

KAMAL RAM HARIJAN एवं KAMAL RAM दोनों एक ही व्यक्ति का 


नाम है । 


KAMAL RAM 


QR . NO . B / 182 , SAIL SATELITE TOWNSHIP , 
P . O . - DHURWA 
P .S .- JAGARNATHPUR 
DISTT .- RANCHI 
JHARKHAND. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 34 - 50 | 


